सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 ज्येष्ठ, 1937 ( श० ) 


संख्या 367 


राँची , शुक्रवार 


22 मई , 20 15 ( ई०) 


पर्यटन विभाग 


.. . . . . . . . . 
अधिसूचना 


18 मई , 2015 


संख्या - पर्य / विविध- 20/ 2014/ 04 -- भवननिर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या -119 , दिनांक 
17 अक्टूबर , 2014 में सूचीबद्ध वास्तुविद् ;ब्वदेनसजंदजेद्ध में से विभागीय परियोजनाओ हेतु वास्तुविद् 
( Consultants ) के चयन हेतु निम्न प्रकार चयन समिति का गठन किया जाता है | 
1. सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड , राँची 

- अध्यक्ष 
2. निदेशक , पर्यटन निदेशालय झारखण्ड , राँची - सदस्य 
3. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि . - सदस्य 
4.मुख्य अभियंता, पर्यटन विभाग, झारखण्ड राँची - सदस्य 
5. विभागीय अभियंत्रण कोषांग में पदस्थापित 
संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता 


- सदस्य 


__ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 22 मई , 2015 
1. विभागीय परियोजनाओं हेतु भवन निमार्ण विभाग के सूचिबद्व वास्तुविद् ( Consultants ) में से किन्ही छ 
वास्तुविदों से सर्वप्रथम PPR(Primary Project Report )निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराने हेतु सूचना दी जाएगी । 
II. चयन समिति द्वारा जिस PPR पर सहमति दी जाएगी, कार्य उसी कन्सलटेन्ट को सौंपा जाएगा । चयन 
समिति द्वारा किसी भी PPR पर सहमति नहीं दिये जाने की स्थति में भवन निर्माण विभाग के सूचिबद्ध कन्सलटेन्टो 
में से अन्य कन्सलटेन्टो से PPR उपलब्ध कराने की सूचना दी जा सकती है । 
III . कन्सलटेन्ट द्वारा कार्य का प्राक्कलन झारखण्ड राज्य में प्रचलित अनुसूचित दर पर ही समर्पित किया 
जायेगा । झारखण्ड राज्य के अनुसूचित दर में जो आईटम उपलब्ध नहीं है उन आईटमों के लिए केन्द्रीय लोक 
निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित अनुसूचित दर ( संबंधित क्षेत्रों के लिये) के अनुसार प्राक्कलन समर्पित किया जायेगा । 
IV . कन्सलटेन्ट द्वारा समर्पित प्राक्कलन की जाँच पर्यटन विभाग के सक्षम पदाधिकारी से कराये जाने एवं 
नियमानुसार तकनीकी अनुमोदन दिये जाने के उपरान्त योजना का प्रशासनिक अनुमोदन की कार्रवाई की जायगी । 
V . कन्सलटेन्ट के लिए भवन के साथ- साथ स्वच्छता अधिष्ठापन एवं जलापूर्ति कार्य तथा विद्युत कार्यों का 
निरूपण एवं प्राक्कलन समर्पित करना अनिवार्य होगा । जिस भवन में फायर प्रोटेक्शन , लिफ्ट, लैण्डस्केपिंग एवं 
भवन संबंधित अन्य प्रावधान होंगे, उनका निरूपण एवं प्राक्कलन समर्पित करने के लिए वे बाध्य होंगे | 
VI. झारखण्ड राज्य में भवन निरूपण एवं वास्तुविद् कार्य में यह ध्यान रखा जायेगा कि भारत सरकार द्वारा 
निर्धारित भूकम्प जोन के अनुरूप तथा शारीरिक रूप से “हैन्डीकैप्ड व्यक्तियों के लिए कानूनी आवश्यकताओं को 
देखते हुए भवनों का निरूपण हो । 
VII. कन्सलटेन्टो द्वारा कार्य कराने के लिए परियोजना लागत के अधार पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दर के 
अनुरूप परामर्शी शुल्क का भुगतान किया जायेगा | 
VIII . किसी कार्य के लिए परामर्शी शुल्क भुगतान के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दर के अभाव में 
परामर्शी शुल्क का भुगतान भवन निर्माण विभाग झारखण्ड सरकार , राँची द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया 
जायेगा । 
Ix . इस पर मुख्य ( पर्यटन) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

सुनील कुमार सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 367 – 50 । 


